सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 594 राँची, शुक्रवार , 


26 जुलाई, 2019 (ई० ) 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 


25 जुलाई , 2019 


संख्या-2 / भा ० व ० से ० ( स्था ० )-46 / 2015-2820 / व ० प ०,-- भारतीय वन सेवा ( संवर्ग) 
नियमावली,1966 के नियम -4(2) के तहत भा ० व ० से ० संवर्ग के अधीन प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक के वेतनमान Pay Matrix Level- 16 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष 
परियोजनाएँ, राँची का पद सृजित किया जाता है । श्री सर्वेश सिंघल , भा ० व ० से ०, ( झाः 87 ) 
सम्प्रति पदस्थापन के प्रतीक्षारत को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान ( Pay Matrix 
Level-16 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें उक्त सृजित पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


2 


ii. 


iii. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 26 जुलाई , 2019 
प्रोन्नत वेतनमान का लाभ उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
देय होगा । 

श्री सिंघल , भा ०व ० से ० द्वारा प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किये जाने की 
तिथि से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ, राँची का पद Abeyance में 
रहेगा । उक्त पद उनकी वार्धक्य सेवानिवृति होने पर या Pay Matrix Level -16 में किसी 
स्थायी पद पर पदस्थापन होने या दिनांक-31.05.2020 की तिथि तक , जो भी तिथि 
पहले होगी, स्वतः समाप्त हो जायेगा । 

इनका मुख्यालय राँची रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार दास, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 594 -- 50 


